रजिस्ट्री सं० डीएल० - 33004/ 96 


238 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 96 


.. 


GOVER 


- 


म्यागपत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 . - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3/ Sub - section (11) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


%3 


सं. 639 ] 
No. 639 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , नवम्बर 5 , 1996 / कार्तिक 14, 1918 
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 5 , 1996 /KARTIKA 14 , 1918 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1996 
का . आ . 770( अ ). - यतः विदेशी अभिदाय (विनियम ) अधिनियम, 1976 की धारा 6 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत पंजीकरण 
सं . 094420131 के तहत पंजीकृत वेद विज्ञान महा विद्यापीठ , 288/ सी ., 10 मैन रोड , V , ब्लाक, जयानगर , कर्नाटक नामक संस्था विदेशी अभिदाय 
( विनियम ) नियम, 1976 के अंतर्गत निर्धारित तरीके से तथा नियत अवधि के भीतर वर्ष 1991 - 92 के लिए वार्षिक लेखा भेजने में असफल रही है तथा इस 
प्रकार उसने उक्त अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन किया है । 

___ 2. यतः, उपर्युक्त चूक के कारण उक्त संस्था को अन्यों के साथ - साथ आगे से इस मन्त्रालय के दिनांक 9 मई, 1996 की अधिसूचना सं. I/ 
21022/8 ( 3 )/ 96 - एफ . सी. आर. ए. 1 ( क्रम सं . 24 ) के तहत केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बगैर कोई भी विदेशी अभिदाय स्वीकार न करने का 
निदेश दिया गया था , और 

3. यतः उक्त संस्था ने वर्ष 1991 - 92 तथा अनुषर्ती वर्षों की अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत कर दी है । 

4 . अत : अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों का उपर्युक्त संस्था द्वारा अनुपालन किए जाने से 
संतुष्ट होने पर इस मन्त्रालय की दिनांक 9 मई , 1996 की अधिसूचना सं. 11/ 21022/8/( 3 )/96 - एफ . सी . आर. ए. 1 का आंशिक आशोधन करते हुए उक्त 
आदेश को जहां तक इसका उक्त अधिसूचना की क्रम सं. 24 पर दर्शाए वेद विज्ञान महा विद्यापीठ से संबंध है , तत्काल प्रभावी रूप से रद्द करती है । 


[ सं. II /21022/ 8/( 22 )/ 96 - एफ . सी . आर. ए. I] 

गुरचरण सिंह, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 5th November, 1996 
S. 0 . 770 ( E ).. - Whereas Ved Vigyan Maha Vidya Peeth, 228/ C , 10th Main Road, V , Block, Jayanagar , Karnataka, an 
association registered under the provisions of sub -section (1 ) of section 6 of the Foreign Contribution (Regulation ) Act, 1976 
vide Registration No. 094420131 had failed to furnish its yearly account for the year 1991 - 92 , in the prescribed manner and 
within the poriod stipulated under the Foreign Contribution (Regulation ) Rules, 1976 and thereby contravened the provisions of 
the said Act and Rules framed thereunder . 
273791/ 96 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

( Part [] — Sec . 3 ( ii )] 
2 . Whereas because of the afore -said lapse, the said association , among others , was directed not to accept any foreign 
contribution , except with the prior permission of the CentralGovernment thenceforth vide this Ministry s Notification No . II / 
21022/8(3 )/ 96 - FCRA.I, dated 9th May, 1996 [Sl. No. 24 ); and 

3. Whereas the said association has since submitted the required return for the year 1991- 92 and subsequent years. 

4. Now , therefore, the CentralGovernmenthaving being satisfied to the compliance of the provisions of the said Act and 
Ralos framed thereunder by the above -mentioned association hereby partially modifies this Ministry s Notification No. II/ 
21022 /8( 3 )/96 -FCRA.1, dated 9th May , 1996 and revokes the said order in so far as it relates to the Ved Vigyan Maha Vidya 
Peeth , appearing at Sl. No. 24 of the said Notification with immediate effect. 


[No. 11/21022 /8 ( 22 )/96 - FCRA -I] 
GURCHARAN SINGH , Jt. Secy . 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, Ntw Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Dolhi-110054 - 1996 


